PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 15, 1999 (JYST 23, 1921 SAKA ) 


407 


राजस्व विभाग 


दिनांक 16 अप्रैल, 1999 


संख्या 1443 - वि ० सैल - 1-98/ 5871.- - चूंकि हरियाणा में राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित 
भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्वे पर, सार्वजनिक प्रयोगत अर्थात् गांव कारीमोध, तहसील दादरी,जिला भिवानी, में, भूमिहीन , बेष 
हरिजनों , पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यकिर को मुफ्त रिहाय शो प्लाट ( भू- खण्ड ) आवंटित करने लिये 
अपेक्षित है, इसलिये, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वगित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये प्रोमित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, ( 1894 का अधिनियम 1 ) की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों 
की जानकारी के लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल , इस हे द्वारा , उप मण्डल अधिकारी 
( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर दादरी तथा उप समय , इस कार्य में लगे ऐसे अन्य अधिकारियों तया कर्मचारियों को अपने 
सेवकों तथा नर्मकारों सहित उस परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा प्रक्षित या अनुज्ञात 
सभी अन्य कार्यों के लिये प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में भूमि के अजन के सम्बन्ध में , कोई प्राक्षेप हो, इस अधिसूचना, के राजपत्र 
में या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन जिनमें कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो या उस परिक्षेत्र में 
प्रचार की तिथि से, जो भी बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर म मण्डल अधिकारी , (नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलेक्टर , 
दादरी के सम्मुख, लिखित रूप में प्राक्षेप यदि कोई हो, दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी (नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, दादरी के कार्यालय में किया जा 


सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त संख्या 


अायत/ खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कनाल मरले 


भिवानी 


दादरी 


कारीमोन 


43 


62/11 


8 


16 


कुल योग 


8 


16 


के ० जी ० वर्मा , 


सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


408 


HARYANA GOYT GAZ., JUNE 15 , 1999 (JYST 25 , 1921 SAKA ) 


į IPAR 


[ PART 1 


REVENUE DEPARTMENT 


The 10th April, 1999 


No. 1443 - Spl.Cell-.-98 /5871.- Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land descri 
bed in the specifications balow is needed by the Government, at public expense, for public purposo, namely , 
for free allotment of residential plots to land less/homeless Harijan members of backward classes and econo 
mically woaker persons in village Kari Modh , tohisl Dadri, district Bhiwani, it is horoby notified that the land 
doscribed in the specifications below is noeded for the abovo purposo . 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 , (Acts 
of 1894) for the information of all to whom it may concarn . 

In exercise of the powers conforred by the aforesaid section , the Governor of Haryana heraby authorisos 
the Sub- DivisionalOfficer (Civil) -cum - Land Acquisition Collector, Dadri and such other officers and officials 
with their servants and workmen for the timo being engagod in the undertaking to enter upon and sur voy any 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that soclion . 

Any person intorastod , who has any objection to the acquisition of the land in tho locality, may , within a 
period of thirty days of the publication of this notification in the official Gazette or in two daily nowsp &per8 
circulating in the locality of which atleast one shall be in the regional language or publicity in the locality, 
whichever is later , filo an objection , if any, in writing , before the Sub -Divisional Officer ( Civil)-cum -Land 
Acquisition Collector, Dadri. 

Plan of the land may be inspected in the office of the Sub- Divisional Officer (Civil) -cum -Land Acquisi 
lion Collector, Dadri. 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Village 


Area 


Hadbast 
number 


Rectangle / 
Khasra No. 


1 


2 


3 


4 


5 


KanalMarla 

8 16 


Bhiwani 


Dadri 


Kari Modh 


43 


62/11 


Total : 


8 


16 


K.G. VERMA , 


Secretary to Government, Haryana , 

Rovenue Department . 


WELFARE OF SCH , CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT 


The 2nd April, 1999 


No. 552- SW (4 ) 99.- In pursuance of the provision of Article 94 (c) of the Memorandum 
and Articles of Association of Haryana Harijan Kalyan Nigam Ltd , the Governor of Haryana is 
pleased to accept the resignation of Shri Dalip Singh (Retd ), 1243 , Sector- 15, Panchkula , non 
official Mer.ber as Director of Haryana Harijan Kalyan Nigam wiih immediate effect. 


MEENAXI ANAND CHAUDHRY , 


Dated . Chandigarh , 
the 31st March , 1999 


Financial Commissioner and Secretary to Governmen , Haryana , 

Welfare of Sch , Castes and Backward Classes Department, 


